रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/ 96 


REGD . NO . D . L . - 33004/ 96 


पक्ष 


RT 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग | - खण्ड ३ – उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3-- -Sub - section (i ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 130 ] 
No . 1301 


नई दिल्ली , शुक्रवार, मार्च 29, 1996 / चैत्र 9, 1918 
NEW DELHI, FRIDAY , MARCH 29 , 1996 /CHAJTRA 9 , 1918 


- 


- 


- 


जल भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तम स्कंध ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1996 
सा का . नि . 158 ( अ ). - महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उप - धारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 124 की 
उप - धारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विशाखापट्टनम पोर्ट न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए विशाखापट्टनम पोर्ट कर्मचारी ( भर्ती, 
वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) विनियम, 1996 में संशोधन के लिए केन्द्र सरकार अनुमति देती है और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में प्रस्तुत करती 
है । 


[ फा० सं० पी० आर० - 12016/ 23/ 95 - पी० ई0 -1 ] 

के आर० भाटी, संयुक्त सचिव 


अनुसूची 
महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विशाखापट्टनम पोर्ट का न्यासी मंडलविशाखापट्टनम 
पोर्ट कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) विनियम, 1964 में केन्द्र सरकार की अनुमति से उपरोक्त अधिनियम की धारा 124 के अंतर्गत सरकारी रामपत्र 
में इसे प्रकाशित करने की शर्त पर आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात : 

1. इन विनियमों को विशाखापट्टनम पोर्ट कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) विनियम, 1996 कहा जाएगा । 
2. उक्त विनियम सरकार द्वारा लागू करने की तारीख 8- 9- 93 से लागू माना जाएगा । 
3. विनियम 13 के उप- विनियम 2 के बाद निम्नलिखित विनियम को उप - विनियम 3 के रूप में जोड़ा जाए जो इस प्रकार से है : 
“ ( 3 ) भारत सरकार के अधीन सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए जाने वाले सिविल पदों तथा सेवाओं के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु सरकार 

द्वारा जारी किए गए आदेशों में यथोचित परिवर्तन करके इन विनियमों के अंतर्गत आने वाली सभी नियुक्तियों के लिए लागू किया जाएगा " । 
पाद टिप्पण : - प्रधान विनियम, भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, देखें सा विनि० सं० 324 दिनांक 24 - 2- 1964 और तदन्तर संशोधित किया 

गया । 


817 GI/ 96 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IL _ SEC .30 


- - - - - 


- -15 . - 


3 .. . ! : 


W 


S 


- JMSA 


= 


- 


- - - - T . : - ,- -- - 


FAISALADS 


TIL 


F 


( 1 ) 3PY GET I 173197 , 47 - 11 foGiC 25 - 12 -69 
( 2 ) 3T4 T 1 78143 , 473 -11 FSI 16 - 4 - 70 TO 30 - 7 -70 
( 3 ) 312 161451, 40 - 11 Farih 25 - 01 -79 
(4 ) T RT77 76148 , T1-Il fait 22 - 3 - 79 
( 5 ) HP to falo # 1115 forint 07 - 10 - 80 
( 6 ) 3T UGYT AT76195 , T - II FGFIT 03 - 12 - 81. 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Ports Wing) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 29th March , 1996 
G . S . R . 158 ( E ).- - In exercise of the powers conferred by Sub - section (1) of Section 124 , read with Sub -section (1) of 
Section 132 , of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Visakhapatnam Port 
Employees (Recruitment, Seniority & Promotion ) Amnendment Regulations , 1996 made by the Board of Trustees for the Port of 
Visakhapatnam and set out in the Schedule annexed to this notification . 

[ F . No. PR - 12016 /23/ 95 - PE - I] 

K . R , BHATI, Jt. Secy . 
SCHEDULE 
In exercise of the powers conferred under Section 28 of M . P . T . Act, 1963 , the Board of Trustees of the Port of 
Visakhapatnam hereby makes the following regulations further to amend the Visakhapatnam Port Employees (Recruitment, 
Seniority and Promotion ) Regulations, 1964 subject to approval of the Central Government and publication in the Official 
Gazette under Section 124 of the aforesaid Act, viz : 

1. These regulations may be called Visakhapatnam Port Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Amend 

ment Regulations, 1996 . 
2 . The said regulations shall be deemed to have come into force from 8 -9 - 1993 , the date of implementation by the 

Government 
3 . In regulation 13 after sub - regulation 2 , the following regulation may be added as sub -regulation 3 which is as 

follows : 
" ( 3 ) Orders issued by the Government for the reservations of OBCs to CIVIL posts and services under the Govern 
ment of India to be filled through the direct recruitment shall apply mutatis mutandis to all appointments covered 

by these regulations" . 
Foot Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide GSR No . 324 , dt. 24 - 2 - 1964, and 

subsequently amended vide : 
( 1 ) Andhra Pradesh Gazette , Part II dated 25 - 12 -69 ; 
(2 ) Andhra Pradesh Gazette, Part II dated 16 - 04 - 70 and 30 -07 - 70 ; 
(3 ) Andhra Pradesh Gazette , Part II dated 25 -01- 79 ; 
(4 ) Andhra Pradesh Gazette , Part II dated 22 -03 - 79 ; 
( 5 ) GSR No. 1115 dated 07 - 10 - 80 ; 
(6 ) Andhra Pradesh Gazette , Part II dated 03 - 12 - 81 , 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 , 1996 


